SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
3 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या - 641 


राँची, मंगलवार 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


शुद्धि पत्र 
22 जून , 2018 ई०। 


संख्या-12/ पी०- 8005/ 2014- 3472 -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची द्वारा 
निर्गत अधिसूचना सं० -3429, दिनांक 20 जून , 2018 को आंशिक रूप से निम्नवत् संशोधित किया जाता है । 

उक्त अधिसूचना में वर्णित पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय -1) दुमका के स्थान पर अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी, दुमका पढ़ा जाय । उक्त अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 641 -- 50 


